निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 चैत्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 341 ) पटना , मंगलवार 17 अप्रील 2018 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

16 अप्रील 2018 
सं० 1 / मु०स्था0रा0भूo (बिलभू0न्या0 ) 26 - 02 / 17 - 240(1) / रा० — सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के 
अधिसूचना ज्ञापांक - 4059, दिनांक 26. 03 .2018 द्वारा श्री रंजीत कुमार - II , सब जज -I - सह - ए0सी0जे0एम0 , नवादा 
की सेवा बिहार भूमि न्यायाधिकरण में निबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राजस्व एवं भूमि 
सुधार विभाग, बिहार , पटना को प्राप्त हुई है । तदनुसार श्री रंजीत कुमार - II , सब जज - I - सह - ए0सी0जे0एम0, 
नवादा को निबंधक , बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. इनके वेतनादि की निकासी मुख्यशीर्ष - 2014 -न्याय प्रशासन, उप मुख्यशीर्ष - 00 लघुशीर्ष - 106 - लघु वाद 
न्यायालय, उपशीर्ष - 0003 बिहार भूमि न्यायाधिकरण मांग सं0 - 40 विपत्र कोड सं0 - N- 2014001060003 अन्तर्गत 
विकलनीय होगा । 

आदेश से , 
वीरेन्द्र कुमार मिश्र, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 341 - 57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


